सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 525 राँची, सोमवार, 


08 जुलाई, 2019 ( ई०) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

शुद्धि पत्र 
01 जुलाई, 2019 


अधिसंख्या-8/ गठन/ 108 / 2015/ न० वि ० आ०-2660 ( अनु ०)-- उपायुक्त , गोड्डा के पत्रांक -135 / वि ० , 
दिनांक -21.03.2018 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 
( झारखण्ड अधिनियम , 07, 2012) की धारा -3 की उपधारा ( 2) सहपठित धारा-4, 5, 6, धारा-8 एवं धारा 
14 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा गोड्डा जिलान्तर्गत 
महागामा प्रखण्ड के 06 पंचायत के 33 राजस्व ग्रामों को मिलाकर विभागीय अधिसूचना -3035 , दिनांक 
08.06.2018 ( गजट अधिसूचना संख्या-589 , दिनांक -12.06.2018) द्वारा निर्गत की तिथि से महागामा 
नगर पंचायत का गठन किया गया । 

राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक-359 , दिनांक -29.03.2019 द्वारा उक्त विभागीय अधिसूचना 
द्वारा गठित महागामा नगर पंचायत के कतिपय राजस्व ग्रामों की जनसंख्या की त्रुटियों पर 
ध्यानाकृष्ट कराया गया । उक्त त्रुटियों के निराकरण हेतु विभागीय पत्राचार के आलोक में उपायुक्त , 
गोड्डा द्वारा अपने पत्रांक -470 / वि ०, दिनांक -21.06.2019 द्वारा 20 बेचिरागी राजस्व ग्रामों को 
सम्मिलित करते हुए तथा जनसंख्या संबंधी त्रुटियों का निराकरण करते हुए विभाग को सूचित किया 
गया है । 


2 . 


2 


3 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 8 जुलाई, 2019 
उपायुक्त , गोड्डा से प्राप्त यथा संशोधित प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना-3035 , 
दिनांक -08.06.2018 ( गजट अधिसूचना संख्या -589, दिनांक -12.06.2018) को एतद् द्वारा संशोधित करते 
हुए गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा प्रखण्ड के 06 पंचायत के 53 राजस्व ग्रामों ( राजस्व ग्रामों की सूची 
जनसंख्या सहित अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न) को मिलाकर महागामा नगर पंचायत का गठन किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 


सोमवार , 


8 जुलाई , 2019 


3 


अनुलग्नक - I 


झारखण्ड सरकार 
नगर विकास एवं आवास विभाग 
महागामा नगर पंचायत का गठन 


1 


m 


उपायुक्त , गोड्डा के पत्रांक -470 /वि ०, दिनांक-21.06.2019 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में गोड्डा 
जिलान्तर्गत प्रस्तावित नगर पंचायत महागामा में सम्मिलित होने वाले 06 पंचायत के 53 ग्रामों की सूची 
निम्नवत् है : 
महागामा नगर 

संभावित गैर कृषि 
पंचायत में जनसंख्या ( वर्ष 2011 की 

घनत्व राजस्व 

कार्य में 
शामिल किये जनगणना के अनुसार) 

( अहर्ता-400 ( अर्हता-कम संलग्न लोगों 
थाना 

क्षेत्रफल 
क्र . पंचायत 

व्यक्ति से कम 25 का प्रतिशत 
जाने वाले ग्रामों संख्या 

( हेक्टेयर ) 
प्रति वर्ग 

लाख रू ० ( अहर्ता-75 % 
का नाम 

पुरुष महिला कुल 

कि ० मी ० ) वार्षिक ) या इससे 

" लाख में " अधिक ) 
बसुआ 

692 835 917 1752 91.20 1921.05 

1.00 90 % 
2 गंगासागर 

693 236 202 438 30.30 1445.54 

0.80 88 % 
बलियाकुर्मीकित्ता 712 

281 248 529 25.92 2040.90 

0.75 80 % 
4 तेतालिया 

709 525 502 1027 18.82 5456.96 

1.00 80 % 
5 केन्दुआकिता 707 

0 0 0 53.36 

0.00 

0.01 0 % 
6 लकडबॉक 

710 231 212 

443 8.00 5537.50 
0.65 75 % 
7 डोमनकिता 

715 

70 59 129 26.23 | 491.80 

0.20 76 % 
8 झरनाकिता 

696 

36 30 66 4.68 1410.26 

0.15 76 % 
9 बसुआ बलियाघाट 

711 56 46 102 3.68 2771.74 

0.30 78 % 
10 रबियाडीह 

713 322 280 602 34.45 1747.46 

0.75 78 % 
11 रक्साकिता 

714 138 140 278 39.93 696.22 

0.50 80 % 
कटबेकोल 

695 

0 0 0 4.79 

0.00 

0.01 0 % 
13 मझौना 

830 

0 0 0 9.00 

0.00 

0.01 0 % 
14 गहिराकित्ता 

699 

0 0 0 4.15 

0.00 

0.01 0 % 
15 आकासनी 

705 

34 33 67 47.23 141.86 

0.10 78 % 
16 किताविसभरा 

591 

3 3 6 6.70 

89.55 

0.05 75 % 
17 केन्दुआकिता 706 

80 59 139 1.90 7315.79 

0.20 76 % 
योग 

2847 2731 5578 410.34 1359.36 

6.49 79 % 


12 


18 


महागामा अंश 


700 


2390 


2153 


4543 


119.24 


3809.96 


4.00 


95 % 


19 


697 


255 


210 


465 


32.61 


1425.94 


1.50 


90 % 


20 


562 


92 


80 


172 


6.63 


2594.27 


1.50 


75 % 


21 


564 


154 


154 


308 


11.00 


2800.00 


2.01 


78 % 


22 


565 


88 


73 


161 


9.00 


1788.89 


1.00 


75 % 


23 


धनकुण्डा 
मसकंद केंचुआ 
केचुवारकसी 
रकसा मसकंद 
केचुवामालछीट 
केचुवारकसी 
केचुवामालछीट 
मसकंद केंचुआ 
भदैया किता 


561 


2 


5 


7 


17.00 


41.18 


0.02 


83 % 


24 


महागामा 
उत्तरी 


568 


0 


0 


0 


0.00 


0.00 


0.00 


0 % 


25 


563 


0 


0 


0 


0.00 


0.00 


0.00 


0 % 


26 


566 


0 


0 


0 


4.00 


0.00 


0.01 


0 % 


27 


701 


0 


0 


0 


6.33 


0.00 


0.01 


0 % 


28 


गढ़वा किता 


702 


0 


0 


0 


3.93 


0.00 


0.01 


0 % 


29 


704 


0 


0 


0 


6.30 


0.00 


0.01 


0 % 


बालाचीनीकिता 
तारणकिता 


30 


559 


0 


0 


0 


7.23 


0.00 


0.01 


0 % 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 8 जुलाई, 2019 


चमगदड़ा 


31 


560 


0 


0 


0 


8.21 


0.00 


0.01 


0 % 


दारूनबतिया 


32 


मसकंदछीट 


569 


0 


0 


0 


2.26 


0.00 


0.01 


0 % 


33 


मसकंदकिता 


570 


0 


0 


0 


13.64 


0.00 


0.01 


0 % 


योग 


2981 


2675 


5656 


247.38 


2286.36 


10.11 


83 % 


34 


महागामा अंश 


700 


3381 


3045 


6426 


101.43 


6335.40 


4.50 


98 % 


35 


महागामा 
दक्षिणी 


लीलाबरी 


567 


38 


31 


69 


22.00 


313.64 


0.10 


80 % 


36 


गुनिया 


592 


15 


10 


25 


8.00 


312.50 


0.05 


75 % 


योग 


3434 


3086 


6520 


131.43 


4960.82 


4.65 


84 % 


37 


मनियामोर 


724 


378 


416 


794 


106.52 


745.40 


0.50 


75 % 


38 


722 


217 


210 


427 


122.67 


348.09 


0.30 


76 % 


39 


690 


1033 


987 


2020 


50.46 


4003.17 


2.50 


76 % 


40 


गोविन्दपुर 
लतरिया 
गुदिया 
मुरलीटोक 
मसूराकोल 


689 


218 


189 


407 


64.69 


629.15 


1.00 


78 % 


41 


691 


738 


671 


1409 


26.65 


5287.05 


2.00 


85 % 


42 


मुरलीटोक 


686 


0 


0 


0 


7.67 


0.00 


0.01 


0 % 


43 


694 


0 


0 


0 


2.75 


0.00 


0.01 


0 % 


44 


723 


0 


6.67 


0.00 


0.01 


0 % 


मनुखाक 
वांसभीठा 
लखीपुर 
बाघाकोल 


45 


733 


0 


0 


0 


25.24 


0.00 


0.01 


0 % 


46 


594 


703 


670 


1373 


7.64 


17971.20 


2.50 


78 % 


47 


लखीपुर 


725 


0 


0 


0 


24.45 


0.00 


0.01 


0 % 


योग 


3287 


3143 


6430 


445.41 


1443.61 


8.85 


78 % 


48 


खदहरामाल 


720 


1752 


1617 


3369 


170.73 


1973.29 


4.00 


80 % 


49 


खदहरा घाट 


721 


63 


61 


124 


23.76 


521.89 


0.75 


81 % 


खदहरामाल 


50 


मोहनपुर 


716 


1001 


933 


1934 


81.32 


2378.26 


3.00 


82 % 


51 


खदहरा घाट 


717 


0 


0 


0 


25.83 


0.00 


0.01 


0 % 


योग 


2816 


2611 


5427 


301.64 


1799.16 


7.76 


81 % 


52 


575 


369 


364 


733 


81.58 


898.50 


1.50 


76 % 


करनू 


महुआरा माल 
महुआरा घाट 


53 


574 


34 


23 


57 


3.28 


1737.80 


0.05 


75 % 


योग 


403 


387 


790 


84.86 


930.95 


1.55 


76 % 


समेकित योगः 


15768 


14633 


30401 


1621.06 


1875.38 


39.41 


80 % 


ह ० / 
अजय कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 525 -- 50 


